रजिस्ट्री संडी एल० -33004/ 99 


REGD . NO . D . L .- 33004/ 99 





A 


सत्यमेव जयते 


- 


. 
: 
: 
. 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग - खण्ड 1 
PARTI - Section 1 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , शुक्रवार , फरवरी 11, 2011 / माघ 22 , 1932 
NEW DELHI , FRIDAY , FEBRUARY 11 , 201I / MAGHA 22 , 1932 


सं . 36 ] 
No. 36 ] 


वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 

( वाणिज्य विभाग ) 
( विदेश व्यापार महानिदेशालय ) 

सार्वजनिक सूचना 
नई दिल्ली , 11 फरवरी , 2011 

सं. 28 ( आर ई- 2010 )/ 2009 - 2014 
विषय :सिओन सं. ज -206 और क - 1687 में संशोधन / आशोधन । 

फा . सं. 01 / 87 / 171/ 00003 / एएम 11 / डी ई एस - VII . - विदेश व्यापार नीति , 2009 - 2014 के 
पैरा 2.4 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रक्रिया पुस्तक खण्ड - 2 ( खण्ड - 1 के पैराग्राफ 1.1 में यथा उल्लिखित ) 
में निम्नलिखित संशोधन किए जाते हैं : 
1. प्लास्टिक उत्पाद समूह ( उत्पाद कोड ज) की सिओन सं . ज - 206 में निम्नलिखित संशोधन किए 
गए हैं : 

( क ) आयात मदों में आयात मद सं. 6 को संशोधित कर निम्नानुसार पढ़ा जाए : 
आयात मद सं . 6 

मात्रा 
एन्टिमोनी ट्रिआक्साइड या एन्टिमोनी ट्रिएसिटेट 0.00034 मी . टन या 0. 00059 मी . टन 


- -.. . 


.- .. 


. - ...- - - -- - 


शेष मदें ( दोनों में से एक विवरण या अनुमत मात्रा) समान रहेंगी । 


( ख ) निम्नलिखित टिप्पणियाँ जोड़ी जाएँगीः 


टिप्पणी 1: क्रम सं0 3 पर आयात मद आइसोफथालिक एसिड को क्रम संख्या 1 की आयात 
मद प्योरीफाइड टेरेफथालिक एसिड अधिकतम 0.045 मी . टन से प्रतिस्थापित किया जा सकता है । 

तथापि , आइसोफथालिक एसिड की मात्रा में किसी प्रकार की वृद्धि / कमी क्रम सं0 1 पर आयात मद 
535 G / 2011 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART I - SEC . 1 ] 


प्योरीफाइड टेरेफालिक एसिड की मात्रा से समायोजित की जाएगी और क्रम सं0 1 पर आयात मद 
प्योरीफाइड टेरेफथालिक एसिड और क्रम सं0 3 पर आयात मद आइसोफथालिक एसिड की कुल मात्रा 
0. 8680 मी . टन के स्तर से अधिक नहीं होगी । 


__ टिप्पणी 2: क्रम सं0 4 पर आयात मद डिएथिलीन ग्लाइकोल को , प्रत्येक डिएथिलीन 
ग्लाइकोल की 0. 001 मी . टन की मात्रा में वृद्धि / कमी हेतु , 0. 008 मी . टन के मौजूदा स्तर से अधिकतम 
0.01 मी. टन , तक अनुमति दी जा सकती है ; क्रम सं. 1 पर आयात मद की 0. 00032 मी .टन मात्रा 
प्योरीफाइड टेरेफथालिक एसिड और क्रम सं. 2 पर आयात मद का 0. 0065 मी . टन एथिलीन ग्लाइकोल / 
मोनोएथिलीन ग्लाइकोल (एमईजी) सिओन में अनुमत मात्राओं से घटाया/ बढ़ाया जा सकता है । 
इस संशोधन का प्रभावः 

निर्यातक संशोधित सिओन सं. ज -206 की क्रम सं. 6 पर इंगित वैकल्पिक आयात मद अर्थात 
एन्टिमोनी ट्रिएसिटेट का आयात करने के पात्र होंगे उपर्युक्त सुविधा उक्त टिप्पणी 1 और 2 की शर्त के 
अधीन दी गई है । वैकल्पिक कच्चे माल की अनुमति से निर्यातक निर्यात आवश्यकता के आधार पर 
व्यापक प्रयोग हेतु पोलियेस्टर (पीईटी) चिप्स का विनिर्माण कर सकेंगे । 


||. निर्यात उत्पाद के विवरण में , रसायन उत्पाद समूह ( उत्पाद कोडः क) की सिओन सं. क - 1687 में 
आयात मद सं. 1 और आयात मद सं. 2 ( क ) में निम्नलिखित अनुसार ( अन्य आयात मदें और उनकी मात्रा 
अपरिवर्तित रहेगी) संशोधन किए गए हैं । 

निर्यात उत्पाद , आयात मद सं. 1 और आयात मद सं. 2( क ) में संशोधन : 


- 


H 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


.. 





- 


- 


( क ) निर्यात उत्पादः: 
निर्यात उत्पाद 

मात्रा 
जनरल परपस मेटल या प्लास्टिक फिटिड/ मेटल या प्लास्टिक बोन्डिड/ मेटल या 1 किग्रा. 
प्लास्टिक अन बोन्डिड रबड़ पार्ट्स ( मोल्डिड/ एक्स्टूडिड ) इंजन माउन्टिंग और आटोमोटि 
व पार्ट्स सहित 


मात्रा 


( ख ) आयात मद की क्रम सं. 1 : 

आयात मद सं . 1 
माइल्ड स्टील शीट्स / कॉयल / प्लेट्स / राउन्ड स्ट्रिप्स 

या 
संगत आकृति और आकार के संगत प्लास्टिक पार्ट्स 


निर्यात उत्पाद में 1. 30 किग्रा /किग्रा अंश 


निर्यात उत्पाद में 1.01 नग / नग अंश 


( ख) आयात मद की क्रम सं.2( क): 
आयात मद सं. 2( क ) 

मात्रा 
एसबीआर 1900 श्रृंखला अर्थात एचएसआर, निर्यात किए जाने वाले निर्यात उत्पाद में रबड़ 
उत्पाद के विवरण के आधार पर , को छोड़कर संगत नेचूरल रबड़/ संगत कम्पाउन्ड का अंश 0. 63 
सिंथेटिक रबड़ अर्थात, ईपीडीएम / एसबीआर/ पीबीआर संगत ग्रेड का किग्रा/किग्रा 


---.... . .. .. . ... 


. . - -- . . . . ........ 


. 


- . - 


. - 


- 


. . . 


[ T 


QUE 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


इस संशोधन का प्रभावः 

इंजीनियरिंग प्लास्टिक्स से स्टील और एल्यूमीनियम आटोमोबाइल हिस्सों के प्रतिस्थापन से 
आटोमोबाइल हिस्सों के भार को कम करने में मदद मिलेगी जिससे ईंधन क्षमता को बढ़ाने में मदद 
Acti 

अनुप के. पूजारी , महानिदेशक, विदेश व्यापार 
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY 

(Department of Commerce ) 
(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE ) 

PUBLIC NOTICE 
New Delhi, the 11th February , 2011 

No. 28 (RE -2010 )/2009 – 2014 
Subject : Amendment/modification of SION Nos. H - 206 and A - 1687 . 

F . No. 01/87 /171/00003 /AM 11 /DES - VII . In exercise of the powers conferred under 
Paragraph 2.4 of the Foreign Trade Policy, 2009 – 2014 , the following amendments aremade in the 
Handbook of Procedure Vol. II (as stated in paragraph 1. 1 of Vol. I) : 
I. In SION No. H - 206 of Plastic Product Group (Product Code H ), following amendments 
are carried out: 


M 


(A ) 


In Import Items, Import Item No. 6 is amended to read as follows: 


Import Item No. 6 
Antimony Trioxide OR Antimony Triacetate 


Qty . 
10 .00034 MT OR 0 .00059MT 


Rest of the items ( either description or quantity permitted ) remain same. 


(B ) 


Following notes are inserted : 


Note 1: Import item at Serial Number 3 Isophthalic Acid can be replaced with Import item at 
Serial Number 1 Purified Terephthalic Acid upto a maximum of 0.045 MT. However, any increase / 
decrease in quantity of Isophthalic Acid will be adjusted from the quantity of Import item at Serial 
Number 1 Purified Terephthalic Acid and total quantity of Import item at Serial Number 1 Purified 
Terephthalic Acid and Import item at Serial Number 3 Isophthalic Acid will not exceed from the level 
of 0 . 8680 MT. 


Note 2: Import item at Serial Number 4 Diethylene Glycol may be allowed upto a maximum 
of 0 .01 MT from the existing level of 0.008 MT for each increased decreased quantity of 0.001MT 
Diethylene Glycol; the quantity of 0 .00032 MT of Import item at Serial Number 1 . Purified 
Terephthalic Acid and 0 .0065 MT of Import item at Serial Number 2 Ethylene Glycol/Monoethylene 
Glycol (MEG ) be decreased / increased from the quantities allowed in SION . 


Effect of this amendment: 


The exporter would be entitled for import of alternate Import Item namely Antimony 
Triacetate indicated at S.No. 6 of the amended SION No. H -206 . The above facility has been 
extended subject to conditions vide Note 1 and 2 above. Allowing of alternate raw material 
would facilitate exporters for the manufacture of Polyester (PET) Chips for wide ranging 
applications depending upon the export requirement. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART I- Sec. 1] 


II. In SION No. A - 1687 of Chemical Product Group (Product Code : A ), in the 
description of Export Product, Import Item No. 1 and Import Item No. 2 (a ) amendments are 
carried as described below (The other import items and their quantity remain unchanged ) : 


Amendments in Export Product; Import Item No. 1 and Import Item No. 2 (a ): 


(A ) 


Export Product : 


Export Product 

| _ Qty. 
General Purpose Metal or Plastic Fitted / Metal or Plastic Bonded /Metal or 1 kg 
Plastic Un -bonded Rubber Parts (Moulded / Extruded ) including Engine 
Mounting and Automotive parts 


Metal or i helye 


(B ) 


S.No. 1 of Import Item : 


Import Item No. 1 
Mild Steel Sheets / Coil/ Plates/ Round / Strips 


Qty . 
1. 30 kg/kg content in export 
product 

OR 


OR 


Relevant Plastic Parts of relevant shape and size 


1.01 No./No. content in export 
| product 


( C ) 


S.No. 2 (a ) of Import Item : 


Relevant Now SBRIPB Rdepending upon 


kolkolt content of 


Import Item No. 2 ( a ) 

Qty . 
Relevant Natural Rubber/ Relevant Synthetic Rubber | 0 .63 kg/kg content of 
namely, EPDM / SBR /PBR of relevant grade except | Rubber Compound in 
SBR 1900 series i.e . HSR , depending upon the description of the export product 
the product to be exported 


Effect of this amendment: 


Replacement of steel and aluminium automobile parts with engineering plastics would 
help in reducing weight of automobile parts which in turn would help in increasing fuel 
efficiency. 


ANUP K .PUJARI,Director General of Foreign Trade 


Printed by the Manager, Government of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


. INT . HANAWATU WANAN 


